निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 आषाढ़ 1936 ( A ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 3 जुलाई 2014 


( संo पटना 568) 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

19 जून 2014 
सं0 22 / नि०सि०(डि0 ) - 14 - 08 / 2014 - 754 _ श्री गोविन्द प्रसाद (I . D . N0 - 3948 ). अवर प्रमण्डल 
पदाधिकारी , दुर्गावती दॉयातट नहर अवर प्रमण्डल सं0 – 3, मल्हीपुर शिविर – चेनारी द्वारा स्वेच्छा पूर्वक अनुपस्थित रहने , 
सरकारी कार्य का निष्पादन नहीं करने, नियंत्रण पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना, अनुशासनहीनता एवं नियंत्रण 
पदाधिकारी के विरूद्ध झूठा एवं अनर्गल आरोप लगाने के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए तत्काल प्रभाव से 
निलम्बित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमवावली - 2005 के तहत विभागीय 
कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है । उक्त निर्णय के आलोक में श्री गोविन्द प्रसाद (I. D . NO - 3948). 
अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, दुर्गावती दॉया तट नहर अवर प्रमण्डल सं0 - 3, मल्हीपुर शिविर - चेनारी को तत्काल प्रभाव से 
निलम्बित किया जाता है । 

2. निलम्बन की अवधि में श्री प्रसाद को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 
3. निलम्बन की अवधि में श्री गोविन्द प्रसाद का मुख्यालय मुख्य अभियंता का कार्यालय, जल संसाधन 

विभाग, पटना निर्धारित किया जाता है । 
4. विभागीय कार्यवाही से सम्बन्धित संकल्प अलग से निर्गत किया जा रहा है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

मोहन पासवान , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 568 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette. bih . nic . in 


